SRORE 


. 4 


. . . 


. 


CEMBER 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 339 राँची , सोमवार 

21 जुलाई, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
21 जुलाई, 2014 


संख्या-4/ स्था0-पद0- 02 - 13/ 2014 का . 7332--विभागीय अधिसूचना सं0- 6625 दिनांक 
26 जून , 2014 एवं 6629 दिनांक 26 जून , 2014 के द्वारा श्री अजय कुमार तिर्की, कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , सरायकेला- खरसांवा एवं श्री भागीरथ प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी , पलामू को श्रावणी मेला 
अवधि 2014 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया गया था, की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार वाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 339 - 50 | 


